PART II 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 20 , 2003 ( VYSK . 30 , 1925 SAKA ) 


263 


- 


. 


पूर्व : -बिन्दु “ बी ” से प्रारम्भ करते हुए, दक्षिण की तरफ गांव सोहनपुर ( हदबस्त संख्या 59) की आयत संख्या 47 और 59, गांव टोडी 
खेड़ी (हदबस्त संख्या 58 ) की आयत संख्या 10 और 16 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “ सी ” तक जो कि गांव टोडी खेड़ी ( हदबस्त संख्या 
58) की आयत संख्या 16 का दक्षिण-पूर्वी कोना है। फिर पूर्व की ओर गांव टोडी खेड़ी (हदबस्त संख्या 58 ) की आयत संख्या 27 और 28 , गांव 
अन्टा (हदबस्त संख्या 57) की आयत संख्या 9, 10, 11 की उत्तरी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “ डी ” तक जो कि गांव अन्टा (हदबस्त संख्या 57 ) 
की आयत संख्या 11 का उत्तर-पूर्वी कोना है । फिर दक्षिण की तरफ गांव अन्टा ( हदबस्त संख्या 57) की आयत संख्या 11, 19, 28, 39, 50 , 
60, 69, 75 और गांव करसिंधुः( हदबस्त संख्या.56 ) की आयत संख्या 8 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “ई” तक जो कि गांव करसिंधु 
( हदबस्त संख्या 56) की आयत संख्या 8 का दक्षिण -पूर्वी कोना है । फिर पश्चिम की तरफ गांव करसिंधु (हदबस्त संख्या 56 ) की आयत संख्या 8 

और 7 , गांव अन्टा (हदबस्त संख्या 57) की आयत संख्या 81, 80 और गांव सफीदों (हदबस्त संख्या 54) की आयत संख्या 123 की दक्षिणी 
सीमा के साथ- साथ बिन्दु “एफ ” तक जो कि गांव सफीदों (हदबस्त संख्या 54 ) की आयत संख्या 122 का दक्षिणी-पूर्वी कोना है । फिर दक्षिण की 
ओर गांव सफीदों (हदबस्त संख्या 54) की आयत संख्या 125 और 152, और गांव टीटो खेड़ी (हदबस्त संख्या 55) की आयत संख्या 6, 9 और 
17 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “ जी " तक जो कि गांव टीटो खेड़ी (हदबस्त संख्या 55) की आयत संख्या 17 का दक्षिण -पूर्वी कोना है । 

-बिन्दु “ जी ” से प्रारम्भ करते हुए , पश्चिम की तरफ गांव टीटो खेड़ी (हदबस्त संख्या 55) की आयत संख्या 17, 18 और 19; 
की दक्षिणी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “एच ” तक जो कि गांव टीटो खेड़ी ( हदबस्त संख्या 55) की आयत संख्या 20 का दक्षिणी-पूर्वी कोना है। फिर 
दक्षिण की तरफ गांव टीटो खेड़ी(हदबस्त संख्या 55 ) की आयत संख्या 22 और 37 की पूर्वी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “ आई” तक जो कि गांव 
टीटो खेड़ी (हदबस्त संख्या 55 ) की आयत संख्या 37 का दक्षिण -पूर्वी कोना है। फिर पश्चिम की तरफ गांव टीटो खेड़ी (हदबस्त संख्या 55) की 
आयत संख्या 37 और 38 , गांव सफीदों (हदबस्त संख्या 54) की आयत संख्या 189, गांव बहादुरपुर ( हदबस्त संख्या 52) की आयत संख्या 16, 
15, 14, 13, 12, 11, 10 , 9 एवं 8, गांव खरकाना (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 2, 3, 4, 5, 6 और 7, गांव राता खेड़ा (हदबस्त 
संख्या 50) की आयत संख्या 41 , 42, 43, 44, 45 और गांव सीला खेड़ी (हदबस्त संख्या 41) की आयत संख्या 37 और 38 की दक्षिणी सीमा 
के साथ- साथ बिन्दु “ जे " तक जो कि गांव सीला खेड़ी ( हदबस्त संख्या 41) की आयत संख्या 38 का दक्षिण- पश्चिम कोना है । 

पश्चिम : -बिन्दु “ जे ” से प्रारम्भ करते हुए, उत्तर की तरफ गांव सीला खेड़ी ( हदबस्त संख्या 41 ) की आयत संख्या 38, 35 और 28 
की.पश्चिमी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “ के ” तक , जो कि गांव सीला खेड़ी (हदबस्त संख्या 41) की आयत संख्या 28 का उत्तर -पश्चिमी कोना है । 
फिर पश्चिम की तरफ गांव सीला खेड़ी ( हदबस्त संख्या 41) की आयत संख्या 22 और 21 की दक्षिणी सीमा के साथ - साथ बिन्दु “ एल " तक , 

जो कि गांव सीला खेड़ी (हंदबस्त संख्या 41) की आयत संख्या 21 का दक्षिण- पश्चिम कोना है । फिर उत्तर की तरफ , गांव सीला खेड़ी 
(हंदबस्त संख्या 41 ) की आयत संख्या 21 और 18, गांव बहादुरगढ (हदबस्त संख्या 42) की आयत संख्या 6 और गांव सिंघाना 
( हदबस्त संख्या 43) की , आयत संख्या 145 की पश्चिमी सीमा के साथ- साथ, बिन्दु “एम ” तक जो कि गांव सिंघाना ( हदबस्त संख्या 43) 
की आयत संख्या 145 का उत्तर - पश्चिमी कोना है । फिर पूर्व की ओर गांव सिंघाना (हदबस्त संख्या 43) की आयत संख्या 145, 146 और गांव 
सीला खेड़ी ( हदबस्त संख्या 41) की आयत संख्या 7 और 6 की उत्तरी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “एन ” तक जो कि गांव सीला खेड़ी 
(हंदबस्त संख्या 41) की आयत संख्या 6 का उत्तर -पूर्वी कोना है। फिर उत्तर की तरफ गांव सीला खेड़ी (हदबस्त संख्या 41 ) की आयत संख्या 
2 और गांव रामपुरा ( हदबस्त संख्या 49) की आयत संख्या 46 और 43, और गांव सिंघाना ( हदबस्त संख्या 43) की आयत संख्या 109 की 
पश्चिमी सीमा के साथ - साथ बिन्दु " ओ " तक जो कि गांव सिंघाना (हदबस्त संख्या 43) की आयत संख्या 109 का उत्तर- पश्चिमी कोना है, और 
फिर पूर्व की तरफ गांव सिंघाना (हदबस्त संख्या 43) की आयत संख्या 109 और गांव रामपुरा (हंदबस्त संख्या 49) की आयत संख्या 29, 30 

और 31 की उत्तरी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “ पी तक , जो कि गांव रामपुरा (हदबस्त संख्या 49) की आयत संख्या 31 का उत्तर-पूर्वी कोना है । 
फिर उत्तर- की ओर गांव रामपुरा (हदबस्त संख्या 49) की आयत संख्या 25, 19, 12 , 8, 2 और गांव पंजुकला ( हदबस्त संख्या 46) की आयत 
संख्या 50, 48, 41 और 35 की पश्चिमी सीमा के साथ- साथ बिन्दु “ए” तक , जो कि आरम्भ का बिन्दु है । 


भास्कर चैटर्जी, 
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग । 


TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT 


The 12th May , 2003 
No. CCP ( NCR)/2003/JCA-III/840.-In exercise of the powers conferred by clause (a ) of Sub - section (1 ) of 
Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 
(Punjab Act 41 of 1963), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares area 
around Municipal Town of Safidon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto , to 
be a controlled area for the purpose of the said Act , namely : 


264 


HARYANA GOVT. GAZ ., MAY 20 , 2003 (VYSK . 30, 1925 SAKA ) 


[ PART I 


Schedule 


Schedule of boundaries of controlled area around Municipal Town of Safidon of District Jind to be read with 
Drawing No. DTP ( ) 1005/2001,dated the 10th May, 2001, 

North : Starting from point ‘ A ’ which is the North -West corner of Rectangle No. 35 of village Panju Kalan 
: (Hadbast No. 46 ) and thence towards East alongwith the Northern Boundary of Rectangle No. 35, 36 , 37 and 38 of this 

Village and Rectangle No. 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28 , 27,26 and 25 of VillageKheriKhemawati (Hadbast No. 48 ),Rectangle No. 
68,69 of Village Dharam garh (Hadbast No. 47 ) and Rectangle No. 53 , 52 , 51, 50,49,48 and 47 of Village Sohanpur (Hadbast 
No. 59 ) upto point B which is the North -East corner of Rectangle No. 47 of Village Sohanpur (Hadbast No. 59). 

East :-Starting from point B towards South alongwith the Eastern Boundary of Rectangle No. 47 and 59 of 
Village Sohanpur (Hadbast No. 59 ) and Rectangle No. 10 and 16 of Village Todi-Kheri (Hadbast No. 58 ) upto point C 
which is the South -East comer ofRectangle No. 16 of Village Todi -Kheri (HadbastNo. 58 ). Thence towards East alongwith 
the Northern Boundary ofRectangle No. 27 and 28 of Village Todi-Kheri (Hadbast No. 58 ) and Rectangle No. 9, 10 and 11 
of Village Anta (Hadbast No. 57) upto the point D which is the North -East corner of Rectangle No. 11 of Village Anta 
(Hadbast No. 57) and thence towards South alongwith the Eastern Boundary of Rectangle No. 11, 19 , 28, 39, 50 , 60, 69 and 
75 of Village Anta (Hadbast No. 57) and Rectangle No. 8 of Village Karsindhu (Hadbast No. 56) upto point E which is the 
South -East corner of Rectangle No. 8 of Karsindhu Village. Thence towards West alongwith the Southern Boundary of 
Rectangle No. 8 and 7 of Village Karsindhu (Hadbast No. 56) and Rectangle No. 81 and 80 of Village Anta (Hadbast No. 57) 
and Rectangle No. 123 of Village Safidon (Hadbast No. 54) upto point F which is the South -East corner ofRectangle No. 
122 of-Village Safidon (Hadbast No. 54 ) thence towards South alongwith the Eastern Boundary ofRectangle No. 125 and 
152 of Village Safidon (Hadbast No. 54), Rectangle No. 6 , 9 and 17 of Village Tito Kheri (Hadbast No. 55 ) upto point G 
which is the South - East corner of Rectangle No. 17 of Village Tito Kheri (Hadbast No. 55 ). 

South :-Starting from point G towards West alongwith the Southern Boundary of Rectangle No. 17 , 18 , 19 of 
Village Tito Kheri (Hadbast No. 55 ) upto point H which is the South -East comer ofRectangle No. 20 of Village Tito Kheri 
(Hadbast No. 55) thenice towards South along the Eastern Boundary ofRectangle No. 22 and 37 of Village Tito Kheri 
(HadbastNo. 55 ) upto point l which is the South -East corner of Rectangle No. 37 of Village Tito Kheri (HadbastNo. 55 ). 
Thence towards West alongwith the Southern Boundary of Rectangle No. 37, 38 of Village Tito Kheri (HadbastNo. 55 ) . 
and Rectangle No. 189 of Village Safidon (Hadbast No. 54) and Rectangle No. 16 , 15, 14 , 13 , 12, 11, 10,9 and 8 of Village 
Bhaderpur (Hadbast No. 52 ) and Rectangle No. 2 , 3, 4 , 5, 6 and 7 of Village Karkhana (Hadbast No. 39) and Rectangle No. 
41, 42, 43, 44 and 45 of Village Rata Khara (Hadbast No. 50 ) and Rectangle No. 37 and 38 of Village Sila Kheri (Hadbast No. 
41) upto point J which is the South -West corner of Rectangle No. 38 of Village Sila Kheri (Hadbast No: 41). 

West : -- From point J towardsNorth alongwith the Western Boundary of Rectangle No. 38 , 35 and 28 of Village 
Sila Kheri (Hadbast No.41) upto point K ’ which is the North -West corner of Rectangle No. 28 of Village Sila Kheri 
(Hadbast No: 41) thence towards West alongwith the Southern Boundary of Rectangle No. 22, 21 of Village Sila Kheri 
( Hadbast No.41) upto point ‘L which is the South -West corner ofRectangle No. 21 of Village Sila Kheri (Hadbast No. 41) 
thence towards North alongwith theWestern Boundary ofRectangle No. 21 and 18 of Village Sila Kheri (Hadbast No.41). 
Rectangle No. 6 of Village Bahadurgarh (Hadbast No. 42) and Rectangle No. 145 of Village Singhana (Hadbast No. 43) upto 
point M which is the North -West corner ofRectangle No. 145 of Village Singhana (Hadbast No. 43), thence towards East 
alongwith Northern Boundary ofRectangle No. 145 and 146 of Village Singhana (Hadbast No.43) and Rectangle No. 7 and 
6 of Village Sila Kheri(Hadbast No. 41) upto the point ‘N ’ which is the North -East corner of Rectangle No. 6 of Village Sila 
Kheri (Hadbast No. 41). Thence towards North alongwith the Western Boundary ofRectangle No. 2 of Village Sila Kheri 
(HadbastNo. 41) and Rectangle No. 46 and 43 of Village Rampura (Hadbast No. 49) and Rectangle No. 109 of Village 
Singhana (Hadbast No. 43) upto point O which is the North -West corner of Rectangle No. 109 of Village Singhana 
(Hadbast No. 43) and thence towards East alongwith Northern Boundary of Rectangle No. 109 of Village Singhana 
(Hadbast No. 43 ) and Rectangle No. 29, 30 and 31 of Village Rampura (Hadbast No. 49) upto the point P which is the 
North -East corner ofRectangle No. 31 of Village Rampura (Hadbast No. 49), thence towards North alongwith Western 
Boundary of Rectangle No. 25, 19, 12, 8 and 2 of Village Rampura (Hadbast No. 49) and Rectangle No. 50 , 48, 41and 35 of 
Village Panju Kalan (Hadbast No. 46 ) upto point ‘ A’i.e . point of start. 


BHASKAR CHATTERJEE , 
Financial Commissioner and Principal Secretary to 

Government Haryana , 
Town and Country Planning Department. 


